Regd . No .NW /CH - 22 


Regd . No . CHD/ 0092/ 2018 - 2020 


सरकार 


रात 


SHVSHAST 


UNCATNA 


Praya 

NIC 


4 . Tele 


पंजाबसस 


PRHBitth 


सत्यमेव जयते 


GOVT. OF PUNJA 


NJAB MM 


Punjab Government Gazette 

EXTRAORDINARY 


Published by Authority 


CHANDIGARH ,MONDAY, APRIL 22 , 2019 (VAISAKHA 2 , 1941 SAKA ) 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली - 110001 


सं . 464/ ईपीएस/ 2019( 7 ) 


दिनांक : 22 अप्रैल , 2019 

2 वैशाख , 1941 ( शक ) 


अधिसूचना 


यत :, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 
14 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में 22 अप्रैल , 2019 ( सोमवार ) 
में प्रकाशित करवाया गया , के द्वारा , नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में उल्लिखित राज्यों/ संघ 
शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा 
की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार 
लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं ; 


2. . अत : , अब , उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा - 


( अ ) 


उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 
निम्नलिखित निर्धारित करता है : 
( क ) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 29 अप्रैल , 2019 ( सोमवार ); 


( ख ) 


नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 30 अप्रैल , 2019 ( मंगलवार 


( ग ) 


अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 2 मई , 2019 ( गुरुवार ) 


( घ ) 


नीचे की अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में 
निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो , उक्त अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में 
तनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और 


( ङ ) 


ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो 
जाएगा - 27 मई , 2019 ( सोमवार); और 


( आ ) 


उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट समय को , ऐसे समय के रूप में नियत करता है 
जिसके दौरान , यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट तद्नुरूपी 
प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में , उपर्युक्त निर्वाचन के लिए , इसके कॉलम ( 3 ) में ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा । 


( 5305 ) 


5306 


PUNJAB GOVT. GAZ . ( EXTRA), APRIL 22, 2019 (VYSK 2, 1941 SAKA ) 


अनुसूची 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय 

चरण - VII 


मतदान की तारीख 


मतदान का समय 


राज्य / संघ शासित 

क्षेत्र 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र । 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

का सेग्मेंट 
( 2 ) 


(1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


बिहार 


29 -नालंदा 

19 मई, 2019 ( रविवार) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
30 -पटना साहिब 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 
31- पाटलिपुत्र 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
32- आरा 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराहन 6: 00 बजे तक 
33 -बक्सर 

19 मई , 2019 ( रविवार) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
34- सासाराम ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
| 205- भभुआ वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 

206- चैनपर वि . सभा 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
207- चेनारी ( अ. जा .) वि. स . | 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 4:00 बजे तक 
208 - सासाराम वि . सभा | 19 मई, 2019 ( रविवार) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 4 : 00 बजे तक 
204 - मोहनियाँ 

19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
( अ . जा.)वि . स . 
209- करगहर वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 
35 - काराकाट , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
212- डिहरी वि . सभा 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
213- काराकाट वि . सभा | 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराहन 4: 00 बजे तक 
219 - गोह वि . सभा 19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
221 - नवीनगर वि . सभा 19 मई , 2019 ( रविवार ) | पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
211 - नोखा वि . सभा 19 मई , 2019 (रविवार) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 
220 - ओबरा वि . सभा 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
36 - जहानाबाद 

19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराहन 6: 00 बजे तक 


हिमाचल प्रदेश 


| 1 - कांगड़ा 

2- मण्डी 
3-हमीरपुर 
4 -शिमला ( अ. जा .) 


| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


झारखंड 


1- राजमहल ( अ . ज . जा . ) 
2- दुमका ( अ. ज. जा .) 
3- गोड्डा 


19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07:00 से अपराह्न 4: 00 बजे तक 
19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 4 :00 बजे तक 


PUNJAB GOVT. GAZ . (EXTRA ), APRIL 22, 2019 (VYSK 2 , 1941 SAKA ) 


5307 


मध 


| 21 - देवास ( अ . जा ) 
22 -उज्जैन ( अ. जा ) 
23- मंदसौर 
24-रतलाम ( अ . ज . जा ) 
25 - धार ( अ. ज . जा ) 
26 -इन्दौर 
| 27 - खरगौन ( अ . ज . जा ) । 
28 - खण्डवा 


| 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक | 
19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराहन 6 : 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराहन 6 : 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 


पंजाब 


| 1- गुरदासपुर 
2- अमृतसर 
3 - खडूर साहिब 
4 - जालंधर ( अ. जा . ) 
5 - होशियारपुर ( अ . जा . ) 
6 - आनंदपुर साहिब 
7- लुधियाना 
8- फतेहगढ़ साहिब ( अ. जा .) 
9-फरीदकोट ( अ . जा .) 
10-फिरोज़पुर 
11 - भटिण्डा 
12- संगरूर 
13 - पटियाला 


19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक | 
19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराहन 6 : 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07 : 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6:00 बजे तक 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


उत्तर प्रदेश 


63- महराजगंज 
64- गोरखपुर 
65- कुशीनगर 
66- देवरिया 
67 -बांसगांव ( अ . जा .) 
70 -घोसी 
71-सलेमपुर 
72-बलिया 
75 - गाजीपुर 
76 - चंदौली 
| 77 -वाराणसी 

79- मिर्जापुर 
| 80- राबर्ट्सगंज ( अ . जा .) 


| 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराहन 6 : 00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 

19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
19 मई , 2019 (रविवार) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07 :00 से अपराहन 6 : 00 बजे तक | 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) । पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक | 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
| 19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक | 


पश्चिम बंगाल 


16 -दमदम 


17 - बारासात 
18- बसीरहाट 
| 19 - जयनगर ( अ . जा . ) 

20 - मथुरापुर ( अ . जा . ) 


19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
| 19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाहन 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 

19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक | 
19 मई, 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


5308 


PUNJAB GOVT.GAZ . ( EXTRA ), APRIL 22, 2019 (VYSK 2 , 1941 SAKA ) 


21 -डायमण्ड हारबर 
22- जादवपुर 
| 23 - कोलकाता दक्षिण 
24- कोलकाता उत्तर 


19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 :00 बजे तक 
19 मई , 2019 (रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 
19 मई, 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07:00 से अपराह्न 6: 00 बजे तक 


चंडीगढ़ 


1 - चंडीगढ़ 


19 मई , 2019 ( रविवार ) पूर्वाह्न 07: 00 से अपराह्न 6 : 00 बजे तक 


ओदश से, 


( सुमित मुखर्जी) 

प्रधान सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग 


1754/ 4- 2019 / Pb. Govt. Press , S. A. S. Nagar 


